निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 कार्तिक 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 13 नवम्बर 2009 


( सं० पटना 571 ) 


मुख्य अभियंता ( यां0 ) का कार्यालय, 
यांत्रिक उपभाग, पथ निर्माण विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


कार्यालय आदेश 

8 जून 2009 
का0आ0सं0 पां0 - 17 / अनु० नि0 - 4 - 31 / 00 - 17 - 323 — जिला पदाधिकारी - सह - अध्यक्ष जिला अनुकम्पा 
समिति , नवादा के पत्रांक 170, दिनांक 06 मार्च 2007 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री राजीव कुमार पुत्र 
स्व0 देवेन्द्र प्रसाद, ग्राम – घोरनपुरा, पोस्ट – बॉकीपुर मछरियावॉ, थाना – फतुहॉ, जिला – पटना को कार्मिक एवं 
प्रशासनिक सुधार विभाग पटना के पत्र सं0 – 3 / एम / 03 / 2001 का - 3385 , दिनांक 20 जून 2001 में वर्णित 
निर्देशानुसार अनुकम्पा के आधार अनुसेवक के रिक्त पद पर वेतनमान रु0 2550 - 55 - 2660 - 60 - 3200 में 
समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत आदेश भत्ते के साथ पदभार ग्रहण की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त 
कर राष्ट्रीय उच्च पथ यांत्रिक प्रमण्डल , पथ निर्माण विभाग , नवादा में पदस्थापित किया जाता है । 

2. इन्हें योगदान हेतु यात्रा– भत्ता देय नहीं होगा । 

3. योगदान करने के समय इन्हें राज्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य 
प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा । 

4. मृत सरकारी के आश्रितों के भरण - पोषण के उत्तरदायित्व की अवहेलना करने पर परिलब्धियों का 
आधार अंश परिवार के आश्रित को देय होगा अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सेवा समाप्त 
की जा सकती है । 


का 


प्ति 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 नवम्बर 2009 


5. इनके शैक्षणिक एवं जन्म प्रमाण - पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इनकी सेवा कारण पृच्छा 
प्राप्त कर समाप्त की जा सकती है । 

6. श्री कुमार के सम्बन्ध में दिनांक 01 सितम्बर 2005 से प्रभावी बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी योजना 
2005 लागू होगा । 
7. विवाह में दहेज नहीं लेने देने का शपथ पत्र देना होगा । 

आदेश से, 
( हरू ) - अस्पष्ट , 

मुख्य अभियंता ( यां० ), 
यांत्रिक उपभाग, पथ निर्माण विभाग । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 571-571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


